निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 41 


6 कार्तिक , 1931 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

28 अक्तूबर , 2009 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-6 


भाग-1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई ० ए ० , आई ० एससी ० , 

बी ० ए ० , बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ०एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग -9_विज्ञापन 


7-8 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 28 अक्तूबर 2009 


भाग -1 
शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


नियुक्ति , पदस्थापन , 


बदली, 


वित्त ( अंकेक्षण) विभाग 


अधिसूचना 

24 जुलाई 2009 
सं ० अंस्था० (16 ) -2 / 95-654 /विअं० — वित्त ( अंकेक्षण) विभाग के निम्नांकित उप - लेखा नियंत्रक ( वेतन बैण्ड 
रु ० 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु ० 4600) को बिहार लोक सेवा आयोग की दिनांक 18 मार्च 2009 की अनुशंसा के आलोक 
में लेखा नियंत्रक (वेतन बैण्ड रु ० 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु ० 6600 ) के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 
प्रोन्नति देते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय / प्रमंडल में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


वर्तमान पदस्थापन का कार्यालय 


क्र ० 
सं ० 


प्रोन्नत पदाधिकारी का 

नाम 


लेखा नियंत्रक के पद पर 
पदस्थापन का कार्यालय 


1 


2 


3 


4 


1 


श्री लक्ष्मी पासवान 


मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थापित 


वित्त ( अंकेक्षण) विभाग , 
भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर 


2 


श्री डेग नारायण चौधरी 


वित्त ( अंकेक्षण) विभाग मुख्यालय, पटना 


वित्त ( अंकेक्षण ) विभाग , 
तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर । 


2. पदभार ग्रहण करने के तिथि से प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देय होगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
धर्मेश्वर ठाकुर, संयुक्त सचिव । 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन ) 


आदेश 


21 अगस्त 2009 


सं० I / ए -401 / 2008-2125 — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 36 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर बिहार निबंधन सेवा ( अवर निबंधक ) के लिए अनुशंसित श्री रत्नेश झा को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में 
दायर एल.पी.ए. सं0-692 / 99 देवेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य - बनाम - राज्य सरकार एवं अन्य तथा इससे उत्पन्न एम.जे.सी. 
संख्या 1938/2000 में पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 364, दिनांक 8 अप्रील 2008 के 
द्वारा प्राप्त संशोधित अनुशंसा सूची के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग में नियुक्ति हेतु अनुशंसित किए जाने के 
फलस्वरूप कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0 7080 , दिनांक 22 जुलाई 2009 के द्वारा बिहार 
प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया गया है । 
श्री झा को बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग में योगदान देने हेतु तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
अर्जुन प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 28 अक्तूबर 2009 


3 


21 अगस्त 2009 


सं ० I / ए -401 / 2008-2128 — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 36 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर बिहार सूचना सेवा के लिए अनुशंसित श्री अरविन्द कुमार खाँ को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर 
एल.पी.ए.सं 0 692/99 देवेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य - बनाम - राज्य सरकार एवं अन्य तथा इससे उत्पन्न एम.जे.सी. संख्या 
1938/2000 में पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 364, दिनांक 8 अप्रील 2008 के द्वारा 
प्राप्त संशोधित अनुशंसा सूची के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग में नियुक्ति हेतु अनुशंसित किए जाने के फलस्वरूप 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0 7080, दिनांक 22 जुलाई 2009 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा में 
नियुक्त किया गया है । 

श्री अरविन्द कुमार खाँ 37 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार निबंधन सेवा ( अवर निबंधक ) के लिए 
अनुशंसित हुए थे फलस्वरूप सूचना एवं जन संपर्क विभाग , बिहार से विरमित होकर इन्होंने निबंधन विभाग में योगदान दिया । 
37 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की अनुशंसा के आलोक में श्री खाँ अद्यपर्यन्त बिहार निबंधन सेवा संवर्ग में अवर निबंधक के 
पद पर कार्यरत हैं । 
श्री खाँ को बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग में योगदान देने हेतु तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
अर्जुन प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

15 अक्तूबर 2009 
सं 0 ई2-15 / 2004-128-10778 -एल0 पी 0ए0 सं0-692 / 1999 एवं एम 0 जे0 सी 0 सं0 1938/2000 ( देवेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य 
बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश एवं तदनुसार बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 364, 
दिनांक 8 अप्रील 2004 द्वारा 36 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर राज्य सरकार को प्रतिवेदित संशोधित अनुशंसा सूची तथा कार्मिक एवं 
प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 13430 , दिनांक 22 दिसम्बर 2008 द्वारा संसूचित राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में श्री मिर्जा आरिफ रज़ा, 
अनुक्रमांक 41515 के वर्तमान संवर्ग (बिहार प्रशासनिक सेवा) को परिवर्तित करते हुए बिहार निर्वाचन सेवा संवर्ग में अवर निर्वाचन पदाधिकारी के 
पद पर दिनांक 18 मई 1992 (बिहार प्रशासनिक सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि ) के प्रभाव से वैचारिक रूप से तथा अवर निर्वाचन पदाधिकारी 
(वेतनमान् रु ० 6500-200-10500 ) के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक रूप से नियुक्त किया जाता है 

2. परिवर्तित संवर्ग में पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा 36 वीं बैच की संशोधित अनुशंसा के मेधाक्रम के 
अनुरूप निर्धारित होगी । 

3. परिवर्तित सेवा संवर्ग में योगदान के उपरान्त अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर सम्पुष्टि तथा इससे उच्चतर पद पर प्रोन्नति 
हेतु बिहार निर्वाचन सेवा के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

आर0 के 0 प्रसाद, 
उप - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार 

-सह - सरकार के उप - सचिव । 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

19 अक्तूबर 2009 
सं 0 ग्रा 0वि0- 2 / स्था0-1 / 04 / 09-9408 — ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थापित / कार्मिक एवं प्रशासनिक 
सुधार विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना सं 0 10269, दिनांक 14 अक्तूबर 2009 द्वारा सेवा प्राप्त बिहार 
प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों का स्थानांतरण / पदस्थापन निम्न रूप से तालिका के स्तम्भ-5 में 
अंकित प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर किया जाता है 


4 


बिहार गजट , 28 अक्तूबर 2009 


क्र . 


अधिसूचना 
संख्या 


पदाधिकारी का नाम / 
कोटि क्रमांक / गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन स्थान 
( प्रखंड एवं जिला) 


सं . 


1 


2 


3 


4 


5 


-- 


9374 


कार्यपालक दंडाधिकारी, पटना 


चिरैया , पू ० चम्पारण 


श्री रमण कुमार सिन्हा, 
889/08, बेगुसराय 


2 


9375 


श्री शब्बीर हसन, 


मोदनगंज , जहानाबाद 


कार्यपालक दंडाधिकारी, रोसड़ा , 
समस्तीपुर 


915/08, पाचम्पारण 


3 


9376 


कार्यपालक दंडाधिकारी , मधेपुरा 


बेलसंड , सीतामढी 


श्री सुनील कुमार झा , 
933 बी 0 / 08, दरभंगा 


4 


9377 


मो 0 कमरुज्जमा , 


कार्यपालक दंडाधिकारी, छपरा सदर 


कटरा, मुजफ्फरपुर 


935/08, प ० चम्पारण 


5 


9378 


मो ० इमरान , 


कार्यपालक दंडाधिकारी , पूर्णियां 


चेवाड़ा , शेखपुरा 


938/08 , भागलपुर 


6 


9379 


श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी , 


कार्यपालक दंडाधिकारी , दानापुर , 


सकरा, मुजफ्फरपुर 


942/08 , 

बक्सर 


पटना 


7 


9380 


श्री विभूति रंजन चौधरी , 


कार्यपालक दंडाधिकारी , नवादा 


अकबरपुर , नवादा 


947/08, सहरसा 


8 


9381 


श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, 


नरपतगंज , अररिया 


कार्यपालक दंडाधिकारी, बखरी , 
बेगूसराय 


978/08, पटना 


9 


9382 


कार्यपालक दंडाधिकारी , सुपौल 


काको , 


जहानाबाद 


श्री नरेन्द्र मोहन झा , 
980/08, मधुबनी 
श्री नरेन्द्र नाथ , 


10 


9383 


कार्यपालक दंडाधिकारी , दरभंगा सदर टेढागाछी , किशनगंज 


993/08, गढ़वा 


11 


9384 


श्री ज्योति कुमार , 


उदाकिशुनगंज, मधेपुरा 


कार्यपालक दंडाधिकारी, सिकरहना, 
पूर्वी चम्पारण 


1000/08, पटना 


12 


9385 


श्री राजेश कुमार , 


कार्यपालक दंडाधिकारी , टेकारी , गया 


गोरौल, वैशाली 


1031/08, पटना 


13 


9386 


श्री सुजीत कुमार , 


कार्यपालक दंडाधिकारी , बिहारशरीफ , 


देव , औरंगाबाद 


1059/08, पटना 


नालन्दा 


14 


9387 


श्री राकेश रंजन , 


कार्यपालक दंडाधिकारी , बिहारशरीफ 


बेगूसराय सदर, बेगूसराय 


1064/08, पटना 


15 


9388 


श्री अनिमेष कुमार , 


कार्यपालक दंडाधिकारी, बक्सर 


नीमचकबथानी, गया 


, 


1096/08, पू ० चम्पारण 


बिहार गजट , 28 अक्तूबर 2009 


5 


क्र . 


अधिसूचना 
संख्या 


पदाधिकारी का नाम / 
कोटि क्रमांक / गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन स्थान 
( प्रखंड एवं जिला) 


सं . 


-- 


2 


3 


4 


5 


16 


9389 


कार्यपालक दंडाधिकारी, रजौली , 


ठाकुरगंज, किशनगंज 


नवादा 


17 


9390 


डा 0 महेन्द्र पाल , 
1111/08 , भोजपुर 
श्री विजय कुमार, 
1115/08, शेखपुरा 
श्री रजनीश कुमार , 


कार्यपालक दंडाधिकारी, लखीसराय 


सुगौली , पू ० चम्पारण 


18 


9391 


कार्यपालक दंडाधिकारी , राजगीर . 


बगहा-1 प ० चम्पारण 


1171/08, कोडरमा 


नालन्दा 


19 


9392 


श्री कृत्यानंद रंजन , 


कार्यपालक दंडाधिकारी , शेरघाटी, 


खिजरसराय , गया 


1183/08, नवादा 


गया 


20 


9393 


मेहषी , पू ० चम्पारण 


कार्यपालक दंडाधिकारी, बिरौल , 
दरंभगा 


21 


9394 


कार्यपालक दंडाधिकारी , भागलपुर 


बोचहा, मुजफ्फरपुर 


श्री राजेश्वर प्रसाद , 
1221/08, औरंगाबाद 
श्री अमलेन्दु कुमार सिंह, 
1271/08 , मुंगेर । 

श्री राजकुमार यादव, 
1441/08 , बेगूसराय 


22 


9395 


कार्यपालक दंडाधिकारी, बेतिया 


मोतीपुर , मुजफ्फरपुर 


पचम्पारण 


23 


9396 


श्री ललन प्रसाद , 


कार्यपालक दंडाधिकारी, कैमूर 


सिकटा, प ० चम्पारण 


1426/08 , रोहतास 


24 


9397 


श्री आशीष नारायण, 


कार्यपालक दंडाधिकारी, चकिया, 


हवेलीखडगपुर , मुंगेर 


, 


पू ० चम्पारण 


1432/08 , मुजफ्फरपुर 
श्री तौकीर अकरम, 


25 


9398 


पातेपुर, वैशाली 


1447/08, पटना 


कार्यपालक दंडाधिकारी, 
हवेलीखड़गपुर , मुंगेर 
कार्यपालक दंडाधिकारी, अनुमंडल 
कार्यालय , पटनासिटी 


26 


9399 


नरहट , नवादा 


श्री अजीत कुमार सिंह, 
1279/08 , भोजपुर 


27 


9400 


श्री भीम प्रसाद , 


कार्यपालक दंडाधिकारी , पटना 


बिहारीगंज , मधेपुरा 


795 डी 0 / 08, जहानाबाद 


28 


9401 


मो ० रिजवान , 


कार्यपालक दंडाधिकारी, पटना 


सोनभद्रवंशीसूर्यपुर, 


1204/08, 

दरभंगा 


अरवल 


29 


9402 


श्री सोमेश बहादुर माथुर , 


प्रबंधक , बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि 0 , 


आलमनगर, मधेपुरा 


, 


1234/08 , पटना 


पटना 


30 


9403 


श्री राजेश कुमार , 


प्रबंधक , बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि 0 , 


जमालपुर, मुंगेर 


, 


1293/08, पटना 


पटना 


6 


बिहार गजट , 28 अक्तूबर 2009 


क्र . 


अधिसूचना 
संख्या 


पदाधिकारी का नाम / 
कोटि क्रमांक / गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन स्थान 
( प्रखंड एवं जिला) 


सं . 


1 


2 


3 


4 


5 


31 


9404 


कोटवा, पू ० चम्पारण 


मो ० रशीद हुसैन , 
1478/08 , भोजपुर 


प्रखंड विकास पदाधिकारी , नौतन , 
सीवान 


32 


9405 


मो ० तारीक इकबाल , 


प्रखंड विकास पदाधिकारी , हसनपुर , 


बड़हिया, लखीसराय 


990/08 , दरभंगा 


सीवान 


33 


9406 


श्री शैलेश कुमार, 


नरकटियागंज , 


प्रखंड विकास पदाधिकारी , 
हनुमाननगर , दरभंगा 


1068/08 , 


सीवान 


पाचम्पारण 


34 


9407 


श्री विनोद कुमार , 


रानीगंज , अररिया 


प्रखंड विकास पदाधिकारी , तारडीह , 
दरभंगा 


1477/08, भागलपुर 


35 


9408 


श्री शिवशंकर प्रसाद , 


प्रखंड विकास पदाधिकारी , कलुआही, घोसी, जहानाबाद 
मधुबनी 


860/08, साहेबगंज 


3. उपर की अधिसूचनाओं एवं इसके पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं में कोई विरोधाभाष हो तो वर्तमान 
निर्गत अधिसूचना ही प्रभावी होगी और एतद् द्वारा उनसे संबंधित पूर्व की अधिसूचना विलोपित की जाती है । 

4. स्थानांतरित / पदस्थापित पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर अपने - अपने पदस्थापन स्थान पर योगदान 
देकर प्रभार ग्रहण करेंगे एवं उसकी सूचना इस विभाग को देंगे | पदस्थापित पदाधिकारी अक्टूबर, 2009 का वेतन 
आदि नवपदस्थापित स्थान से ही प्राप्त करेंगे । 

5. वैसे पदाधिकारी जिन्हें कहीं नहीं पदस्थापित किया गया है वे अपना प्रभार सौंप कर ग्रामीण विकास 
विभाग में योगदान देंगे | 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट, उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 32-571 + 40 - डी टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 28 अक्तूबर 2009 


7 


भाग-2 


बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


सं05 / सह.फ.बी. - 36 / 09-4479 

सहकारिता विभाग 


संकल्प 

13 अक्तूबर 2009 
विषयः - बीमा योजना का अनुश्रवण / जाँच / निरीक्षण हेतु जाँच - दल का गठन । 
राज्य के कृषकों के हित में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अप्रील 2000 ( खरीफ मौसम) से लागू है । इसी तरह पायलट 
मौसम आधारित फसल बीमा योजना रब्बी 2007-08 मौसम से ही राज्य के कुछ जिलों में प्रायोगिक तौर पर लागू की जाती 
रही है । बीमा योजनाओं के तहत् वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक से अल्पकालीन कृषि ऋण 
प्राप्त करने वाले कृषकों का बीमा अनिवार्यतः करना है जबकि गैर ऋणी कृषकों का बीमा स्वैच्छिक है । 

2. बीमा योजना के प्रावधानानुसार सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके कृषकों का बीमा किया गया है / किया जा रहा है , 
तथा फसल क्षतिपूर्ति की राशि लाभान्वित कृषकों के खाता में ससमय हस्तांतरित किया गया है, इसकी गहन जाँच राज्य 
सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 

3. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा किये गये कृषकों का बीमा आदि की जाँच 
हेतु निम्न रूप से एक दल का गठन किया जाता है : 

( क ) प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ - प्रभारी ; 
( ख ) जिला सहकारिता पदाधिकारी ; 

( ग ) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी । 

उक्त समिति बीमा योजना के तहत् प्रारम्भ से अबतक ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों के बीमा से संबंधित विभिन्न 
बिन्दुओं की गहन जाँच कर एक तथ्यात्मक जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी । 

खरीफ एवं रब्बी दोनों मौसमों की समाप्ति के पश्चात् उक्त समिति द्वारा एतद सम्बंधी जाँच कर विभाग को एक 
जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा । इस तरह समिति प्रत्येक बैंक का जाँच वर्ष में दो बार करेंगी । 

राज्य के वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा बीमा योजना के तहत् बीमित कृषकों के लिए अपनायी गई 
प्रक्रिया, लाभान्वित कृषकों के खाता में हस्तांतरित की गयी फसल क्षतिपूर्ति राशि आदि की जाँच हेतु एक जाँच दल निम्न 
रूप से गठित किया जाता है : 

( क ) प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ - प्रभारी; 
( ख ) जिला सहकारिता पदाधिकारी ; 
( ग ) जिला पदाधिकारी का एक प्रतिनिधि ; 
( घ) प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक की सहमति से जिला अंकेक्षण पदाधिकारी को भी आवश्यकतानुसार उक्त दल 

में शामिल किया जा सकता है । 
उपर्युक्त दोनों दल प्रत्येक माह एक बैक का जाँच प्रतिवेदन विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित 


करेगा । 


4. उक्त दोनों जाँच दलों द्वारा उपस्थापित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में विभाग के मुख्यालय स्तर के 
पदाधिकारी संबंधित बैंकों का दौरा कर सकते हैं । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आर. के . खण्डेलवाल , सचिव । 


8 


बिहार गजट , 28 अक्तूबर 2009 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

16 अक्तूबर 2009 
सं ० 2 / सह.मु.(विविध ) -13 / 09–4580 — राज्य सरकार के विभागों / कार्यालयों के अधीनस्थ दैनिक वेतन भोगियों 
के स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार, पटना के संकल्प 
संख्या 639 , दिनांक 16 मार्च 2006 की कंडिका 2(3)(ii) के आलोक में सहकारिता विभाग , बिहार, पटना के सचिवालय स्तर 
पर निम्नवत् समिति का पुनर्गठन किया जाता है : 
( 1) विभागीय सचिव 

अध्यक्ष 
( 2 ) विभागाध्यक्ष 

सदस्य 
( 3) स्थापना समिति में पूर्व से अनु0 जाति के मनोनित प्रतिनिधि 

सदस्य 
( श्री पशुपति पासवान, जिला सहकारिता पदाधिकारी नालन्दा) 
( 4 ) विभाग के स्थापना प्रभारी पदाधिकारी 

सदस्य 
2. विभागीय अधिसूचना संख्या 2121, दिनांक 26 अप्रील 2006 को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
जय नारायण सिंह , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 32-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


